निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 164 ) 


4 वैशाख 1934 ( No ) 
पटना , मंगलवार , 24 अप्रील 2012 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 मार्च 2012 
सं0 4 ( न ) गठ - 2 / 2007 - 1276 — विभागीय अधिसूचना संख्या 5517 , दिनांक 11.11. 2008 के द्वारा बेगूसराय 
जिला के अंतर्गत नगर पंचायत , तेघड़ा का गठन बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा - 6 के अंतर्गत किया 
गया है , जिसकी चौहद्दी निम्नवत् अधिसूचित है: 
उत्तर 

भगवानपुर अंचल 
दक्षिण 

गुप्ता बाँध (गौरा - 3 ) थाना नं0 - 329 
3. पूरब 

बरौनी / गौरा - 2 

थाना नं0 - 335 एवं 329 
पश्चिम 

गौरा - 6 का अंश भाग थाना नं0 - 329 


| 


| 


2. राज्य निर्वाचन आयोग , बिहार के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान पूर्व अधिसूचना में नगर पंचायत के चौहद्दी 
में हुई विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया गया है । जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक - 1902, दिनांक 25. 08. 2011 
के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त अधिसूचना के द्वारा गठित नगर पंचायत , तेघड़ा की चौहद्दी पुनः निम्नवत् 
निर्धारित की जाती है: 
1. उत्तर 

भगवानपुर अंचल 
दक्षिण 

गंगा बाया नदी 

थाना नं0 - 329 
पूरब 

बरौनी - 01 पंचायत थाना नं0 - 335 एवं 329 
पश्चिम 

बिनलपुर , आधारपुर 
नया नगर , भिखमचक थाना नं0 - 109, 127 , 123 


। 


। 


AaoN 


। 


। 


3. उक्त विभागीय अधिसूचना की अन्य बातें यथावत रहेगी । यह अधिसूचना विभागीय अधिसूचना संख्या 5517 , 
दिनांक 11.11. 2008 के संदर्भ में शुद्धि पत्र के तौर पर निर्गत की जा रही है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 अप्रील 2012 

___ 30 मार्च 2012 
सं0 4 ( न) गठ - 2 / 2007 - 1276 / दिनांक 30 .03.2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा के उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार सिंह, 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
The 30th March 2012 
No . 1 (N ) Gath . 02/ 2007 — 1277/UD & HD — Through the Department s Notification 
no . 5517 , dated 11. 11 . 2008 Nagar Panchayat, Teghra has been formed under section -6 of 
the Bihar Municipal Act, 2007 , in the District of Begusarai whose boundary has been 
notified as follows: 
1 . North 

Bhagwanpur Anchal 
South 

Gupta Bandh (Gaura - 3 ) Thana no - 329 
3. East 

Barauni and Gaura -2 Thana no - 335 and 329 
West Part of Gaura 

Thana no -329 


- 


2 . State Election Commission , Bihar has drawn the attention of the State 
Government towards the anomalies in the notified boundary of the Nagar Panchayat. The 
boundary of Nagar Panchayat, Teghra is again determined as follows as per the report of the 
D .M , Begusarai received through his letter no . 1902 , dated 25 .08 .2011. 
North 

Bhagwanpur Anchal 
South Ganga Baya River 

Thana no - 329 
3. East 

Barauni- 01 Panchayat Thana no - 335 and 329 
West 

Binalpur, Adharpur, 
Naya Nagar 
Bhikham chak 

Thana no -109 , 127 , 123 
3 . The other descriptions of the above noted Department Notification shall remain 
unchanged . This Notification is being issued as a corringendum of Department s notification 
no . 5517 , dated 11 . 11. 2008 . 

By order of the Governor of Bihar , 

ARVIND KUMAR SINGH , 
Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 164 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


